ATION 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 ज्येष्ठ, 193 8 ( श० ) 


संख्या 54 4 राँची , बुधवार , 


8 जून , 20 16 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


संकल्प / शुद्धि पत्र 


26 मई, 2016 


संख्या- 5/ आरोप - 1- 385 / 2014 का० 4423 -- श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- राँची) , के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , बुण्डु, राँची के पद पर कार्यावधि से 
संबंधित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 3753 , दिनांक 9 मई , 2016 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी है । 

उक्त संकल्प की कंडिका- 1 में " श्री ललन कुमार , झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह 
जिला- राँची) " के स्थान पर " श्री ललन कुमार , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , गृह जिला- राँची) " 
पढ़ा जाय एवं संकल्प की कंडिका- 2 में " अतः श्री कुमार के विरूद्ध असैनिक सेवाएँ 
( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत् विभागीय कार्यवाही 
संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, " के स्थान पर " अतः श्री कुमार के विरूद्ध 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार 8 जून , 2 0 16 
प्रपत्र- क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक ( वर्गीकरण नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 16 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए 
जाने निर्णय लिया गया है। " पढ़ा जाय । 


उक्त संकल्प के शेष अंश यथावत् रहेंगें | 


उक्त संकल्प को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 4 4 – 50 । 


